शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013 - 2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05- 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 8 ] 


क्रमांक 8 ] 


रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जनवरी 2017 — पौष 26, शक 1938 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 7 जनवरी 2017 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 5 - 01 / आठ - परि . / 2017. - छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 ( क्र . 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के सरल 
क्रमांक चार के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , नगर मार्गों के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम 
( 3) में उल्लिखित निम्नलिखित स्थानों को , उक्त सारणी के कॉलम ( 2) में यथा उल्लिखित शहर / नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र के रुप में , अधिसूचित करती है, अर्थात् : 


सारणी 


स . क्र . 
( 1 ) 


शहर / नगर 

( 2 ) 


शहरी मार्गों /पार्श्वस्थ क्षेत्र 

( 3 ) 


मुंगेली 


1. मुंगेली से बोधापारा व्हाया कंतेली दूरी 17 कि . मी . 


2. मुंगेली से सिंगारपुर व्हाया बीजातराई , सेतगंगा दूरी 17 कि. मी. 


3. मुंगेली से चकरभाठा व्हाया टेमरी, सिंघबांधा दूरी 20 कि . मी . 


4 . मुंगेली से पडरभाट , छपई दूरी 16 कि. मी. 


16 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जनवरी 2017 


No. F 5 -01/VIII - Trans. /2017 . - In exercise of the powers conferred by clause (c ) of serial number IV of First 
Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam , 1991 (No . 25 of 1991 ) , the State Government, hereby , 
notifies the following places mentioned in column ( 3 ) of the table below , as the adjacent areas to the City / Town as 
mentioned in column ( 2) of the said table , for the purpose of City Routes , namely : 


TABLE 


S . No. 


City Routes / Adjacent Areas 


City / Town 

( 2 ) 


Mungeli 


1 . Mungeli to Bodhapara Via Kanteli Distance 17 K . M . 


2 . Mungeli to Singarpur Via Bijatarai, Setganga Distance 17 K . M . 


3. Mungeli to Chakarbhatth Via Temri , Singhbandha Distance 20 K . M . 


2 . Mungeli to Padarbhatt , Via Chhapai Distance 16 K . M . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. 


